निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आश्विन 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1229) पटना , सोमवार , 19 अक्तूबर 2015 


सं0 प्र० - 7 / नियम - 03 / 2015 - 5934 ( S ) 

पथ निर्माण विभाग 


संकल्प 


1 जुलाई 2015 
विषय: - विभागीय ज्ञापांक - 1305 (5) दिनांक 12.02.2015 द्वारा निर्गत संकल्प को वापस लेने के संबंध में । 

भारत के संविधान के भाग - 4 धारा - 38 के आलोक में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अभिवंचित समूहों को 
निविदा के माध्यम से लोक कार्यों के सम्पादन हेतु अवसर प्रदान करने निमित एक व्यापक नीति संबंधित संकल्प 
विभागीय ज्ञापांक - 5931 (s) दिनांक 01.07. 2015 द्वारा निर्गत है । उक्त निर्गत संकल्प के उपरान्त विभागीय 
ज्ञापांक - 1305 (s) दिनांक 12.02. 2015 द्वारा निर्गत संकल्प के प्रावधान की प्रासंगिकता नहीं रहने के परिप्रेक्ष्य में 
विभागीय ज्ञापांक - 1305 (5) दिनांक 12.02. 2015 द्वारा निर्गत संकल्प को वापस लिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रमा कान्त प्रसाद, 
संयुक्त सचिव (प्र०को० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1229 -571 + 1000 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


